निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 734 ) 


17 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 8 सितम्बर 2014 


वित्त विभाग 


- - - - - - - - 


अधिसूचना 

8 सितम्बर 2014 
सं0 अ. पा . 30 / 2014- 827 /वि0 — बिहार सरकार , वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या - अ . पा . 
66/ 2008- 203 पटना, दिनांक 30 .03. 2009 के द्वारा सभी प्रकार के ऋणों, जिनमें बैंक से प्राप्त ऋण, 
लघु बचत से प्राप्त ऋण इत्यादि शामिल है के शोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना की गयी है । 
इस निधि का अनुरक्षण राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखा से पृथक रखा गया है । निक्षेप निधि 
की राशि का उपयोग निधि की स्थापना के 5 वर्षों के उपरांत ऋण के शोधन के लिए किया जाना है। 
निक्षेप निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय शाखा, नागपुर द्वारा किया जा रहा है । यह 
स्कीम दिनांक 30 . 03 . 2009 के प्रभाव से लागू है । 

निधि से संबंधित वैधानिक एवं प्रशासनिक स्कीम की नियमावली अनुसूची-I की अधिसूचना 
संख्या- अ. पा . 66 / 2008-203पटना,दिनांक 30 .03. 2009 में वर्णित है । उक्त नियमावली की कंडिका 
4- Explanation बिन्दु ( b) में “Special WMA नामावली अंकित है। भारतीय रिजर्व बैंक मुम्बई के 
पत्रांक -IDMD Reg No 3587/ 10.18.015/ 2013- 14 दिनांक 23 .06 . 2014 द्वारा उक्त “ Special 
WMA (Special Ways and Means Advance -विशेष आर्थोपाय अग्रिम ) नामावली 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 सितम्बर 2014 
( Nomenclature ) को परिवर्तित कर “Special Drawing Facility (विशेष आहरण सुविधा) करने की 
सूचना दी गई है। 

अतः नियमावली की कंडिका-4 Explanation बिन्दु ( b) अंकित Special WMA की 
जगह " Special Drawing Facility (विशेष आहरण सुविधा) को स्थापित किया जाता है एवं इस हद 
तक उक्त नियमावली को संशोधित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

राजित पुनहानी, 
सचिव ( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 734 - 571 + 300- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


